निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


उक्त 


24 ज्येष्ट 1939 ( श 0 ) 
संख्या 24 पटना , बुधवार , 

14 जून 2017 (ई 0 ) 

विषय- सूची 
पृष्ठ 

भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 

पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग -4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


--- 


आदेश , 


. 


उच्च 


3-3 


4-5 


2 


बिहार गजट , 


14 


जून 


2017 


भाग-1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया 


अधिसूचनाएं 

27 मई 2017 
सं ० || स्था०-51 / 10 / 1663 — बिहार एवं उड़ीसा माँग अधिनियम 1914 की धारा -3( 3) के तहत जिला पदाधिकारी , 
गया के पत्रांक -260 दिनांक 02.05.2017 द्वारा अनुशंसा सहित प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को 
नीलाम पत्र वादो के निष्पादन हेतु नीलाम – पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम एव पदनाम 

सम्बद्ध क्षेत्र 


1 


2 


3 


1 


2 


श्री विनय कुमार शाह , जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, गया । 
श्री सुभाष नारायण, वरीय उप समाहर्ता, गया । 

मो खुर्शीद अंसारी , जिला परिवहन पदाधिकारी, गया । 
आयुक्त , मगध प्रमंडल, गया का आदेश दिनांक 22.05.2017 


जिला - गया 
जिला - गया 
जिला - गया 


3 


आदेश से , 
( ह ०) अस्पष्ट , प्रभारी आयुक्त के सचिव । 


27 मई 2017 
सं ० || स्था०-12 / 98 / 1664 - बिहार एवं उडीसा माँग अधिनियम 1914 की धारा -3(3) के तहत श्री मो ० मंजूर 
अली, बि ० प्र ० से ० जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को औरंगाबाद जिला क्षेत्रान्तर्गत नीलाम पत्र वादों के निष्पादन हेतु 
नीलाम - पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 
आयुक्त , मगध प्रमंडल, गया का आदेश दिनांक 22.05.2017 

आदेश से . 
( ह ० ) अस्पष्ट , प्रभारी 

आयुक्त 

के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 


14 जून 


2017 


3 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No 670- I, GHANSHYAM KR. Singh S/o Balmiki Singh Resident of Village Khaira Mahsony 
PO Kajra P.S. Piri Bazar Dist.- Lakhisarai, Bihar at BMP 10 Patna (Bihar ) the Executive Magistrate Patna 
vide Affidavit No. 16426 Dated . 17-09-2016 will be known as Ghanshyam Singh for all future Purposes. 

GHANSHYAM KR . 


No 672 - I, PRAMOD KUMAR S / o Umeshwar Prasad Singh, Vill . + P.O - Katauna , 
P.S.- Katrisarai , Dist .- Nalanda, vide Affidavit no . 7547 Dated 3.5.2017 shall be known as Pramod 
Kumar Vatsa . 

PRAMOD KUMAR . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 14 जून 2017 


बिहार 

गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 जून 2017 
सं ० कौन / भी -121 / 2014-201सी -बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, श्री 
शंभु कुमार सिंह, वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), तिरहुत प्रमण्डल , 
मुजफ्फरपुर को समेकित जाँच चौकी डोभी के पदस्थापन काल में तत्कालीन 
वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्रशासन ), मगध प्रमण्डल, गया 

द्वारा किये 

किये गये 
निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनुपस्थिति के लिए "निन्दन " की सजा दी जाती है । 
इसकी प्रविष्टि इनके चारित्री वर्ष 2014-15 में की जाएगी । 

सं ० कौन / भी -121 / 2014-202सी -बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, श्री 
ध्रुव कुमार मिश्रा , वाणिज्य कर उपायुक्त ( अंकेक्षण) , भागलपुर प्रमण्डल , भागलपुर 
को समेकित जाँच चौकी डोभी के पदस्थापन काल में तत्कालीन वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), मगध प्रमण्डल , गया द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में 
पायी गयी अनुपस्थिति के लिए “ निन्दन की सजा दी जाती है । इसकी प्रविष्टि 
इनके चारित्री वर्ष 2014-15 में की जाएगी । 

सं ० कौन / भी -121 / 2014-203सी -बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी , श्री 
सुरेन्द्र प्रसाद , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), लखीसराय अंचल, लखीसराय 
को समेकित जाँच चौकी डोभी के पदस्थापन काल में तत्कालीन वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), मगध प्रमण्डल, गया द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में 
पायी गयी अनुपस्थिति के लिए " निन्दन की सजा दी जाती है । इसकी प्रविष्टि 
इनके चारित्री वर्ष 2014-15 में की जाएगी । 

सं ० कौन / भी –121 / 2014-204सी - बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी , श्री 
चन्दन कुमार, तत्कालीन वाणिज्य कर सहायक आयुक्त को समेकित जाँच चौकी 
डोभी के पदस्थापन काल में तत्कालीन वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ), 
मगध प्रमण्डल, गया द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनुपस्थिति के 
लिए "निन्दन की सजा दी जाती है । इसकी प्रविष्टि इनके चारित्री वर्ष 2014-15 
में की जाएगी । 
उपरोक्त सभी प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अजीत कुमार राम , उप - सचिव । 


बिहार गजट , 14 जून 2017 


5 


सं ० कारा / नि ० को ० ( अधी0 ) -01-15 / 2016-2743 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा ) 


संकल्प 

31 मई 2017 
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक , मंडल 
कारा , दरभंगा ( सम्प्रति अधीक्षक , मंडल कारा, नवादा) के मंडल कारा, दरभंगा में पदस्थापन अवधि में बंदी सियाराम सहनी के 
द्वारा दिनांक 18.08.2012 को काँच की शिशी तोड़कर गला रेतकर आत्महत्या किये जाने की घटना में श्री सिंह के द्वारा 
बिहार कारा हस्तक -2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए गंभीर कोताही एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती 
गई है । 

श्री सिंह का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में 
वर्णित है । 

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रामाधार सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक , मंडल कारा, दरभंगा ( सम्प्रति 
अधीक्षक , मंडल कारा, नवादा) के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय । 

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 
2005 के नियम 17 (2) के तहत् आयुक्त, मगध प्रमंडल , गया को संचालन पदाधिकारी तथा उपाधीक्षक, मंडल कारा , नवादा 
को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

5. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य ( गृह ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 
संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में 
प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र ०) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 13-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


